निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 907 ) पटना , बुधवार , 31 जुलाई 2019 

बिहार विधान सभा सचिवालय 


विवरणिका 

25 जुलाई 2019 
सं० वि०स० नियम - 04/ 2016- 924/वि०स० — बिहार विधान सभा में दिनांक 25.07. 2019 को सदन द्वारा अनुमोदित 
संशोधन संबंधित प्रस्ताव के अनुसरण में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -156( 2 ) , 
164 , 197 , 279 , 280 एवं 292 ( ट ) में संशोधन के प्रावधान को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली में अंगीकार किया गया है । यह विवरणिका के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 907 -571 + 20 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


